रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L .- 33004/99 


६ 


XNESS 


NYETS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, सोमवार , जून 19 , 2017 / ज्येष्ठ 29 , 1939 
NEW DELHI, MONDAY , JUNE 19 , 2017 / JYAISTHA 29 , 1939 


सं . 499 ] 


No. 499 ]] 


NEW DELHI, MO 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग) 
( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 19 जून , 2017 

सं . 1/ 2017- एकीकृत कर 
सा . का .नि .603( अ ). - केन्द्रीय सरकार एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13) की धारा 1 की उपधारा 
( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 जून , 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 
1 , धारा 2, धारा 3, धारा 14, धारा 20 और धारा 22 के उपबंध लागू होंगे । 


[ फा . सं . 349/72/ 2017 -जीएसटी ] 


डा श्रीपार्वती एस . एल., अवर सचिव , 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th June, 2017 

No. 1/2017 - Integrated Tax 
G .S . R . 603 E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 1 of the Integrated Goods and 
Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government hereby appoints the 22nd day of June , 2017, as the date on 
which the provisions of sections 1 , 2 , 3 , 14 , 20 and 22 of the said Act shall come into force . 

[ F. No. 349/72/ 2017- GST ] 
DR. SREEPARVATHY .S.L., Under Secy . 


3808 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 जून, 2017 
सं 2/ 2017 - एकीकृत कर 


सा . का .नि . 604 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 14 के उप-नियम ( 2 ) के साथ 
पठित समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 
के उपनियम ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान आयुक्त , केन्द्रीय कर बेंगलुरू पश्चिम और उसके अधीनस्थ सभी अधिकारियों 
को आनलाइन सूचना की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने और डाटाबेस पहुंच या प्रदत्त पुनर्घाप्ति सेवाएं या गैर कर योग्य राज्यक्षेत्र में 
अवस्थित व्यक्ति द्वारा दिए जाने के लिए सहमत व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन प्रदान करने और गैर कर योग्य आनलाइन प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त करने के 
लिए सशक्त करने के लिए अधिसूचित करती है । 


स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 


( क ) “ आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्घाप्ति सेवा ” का वही समान अर्थ समनुदेशित है जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की 

उपधारा 17 में इसका है ; 
( ख ) “ गैर कर योग्य आनलाइन प्राप्तकर्ता” का वहीं समान अर्थ समनुदेशित है जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 16 में इसका 


यह अधिसूचना तारीख 22 जून , 2017 को प्रवृत्त होगी । 


[ फा . सं . 349/72/ 2017 -जीएसटी] 


डा . श्रीपार्वती एस . एल ., अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th June, 2017 


No. 2/ 2017 - Integrated Tax 
G. S. R. 604( E). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2) of section 14 of the Integrated Goods 
and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) ( hereinafter referred to as the said Act), read with sub - rule ( 2 ) of rule 14 of the 
Central Goods and Services Tax Rules, 2017 , the Central Government hereby notifies the Principal Commissioner of 
Central Tax , Bengaluru West and all the officers subordinate to him as the officers empowered to grant registration in case 
of online information and database access or retrieval services provided or agreed to be provided by a person located in 
non -taxable territory and received by a non -taxable online recipient. 


Explanation .- For the purposes of this notification , 


(a ) “ online information and database access or retrieval services” has the same meaning as assigned to it in sub 
section ( 17) of section 2 of the said Act; 


(b ) “ non - taxable online recipient” has the same meaning as assigned to it in sub - section ( 16 ) of section 2 of the 
said Act. 


This notification shall come into force on the 22nd day of June , 2017 . 


[ F. No. 349/ 72 / 2017- GST ] 


DR. SREEPARVATHY .S.L., Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 19 जून , 2017 


सं . 1/ 2017-केंद्रीय कर 


सा . का . नि . 605 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 जून , 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, 
धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 10, धारा 22 , धारा 23, धारा 24, धारा 25 , धारा 26, धारा 27 , धारा 28, धारा 29, धारा 
30 , धारा 139 , धारा 146 और धारा 164 के उपबंध लागू होंगे । 


[ फा . सं. 349/72/2017-जीएसटी ] 


डा श्रीपार्वती एस . एल ., अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th June, 2017 

No. 1/ 2017 - Central Tax 
G . S . R . 605 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 1 of the Central Goods and 
Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 22nd day of June , 2017, as the date on 
which the provisions of sections 1, 2, 3, 4, 5, 10 , 22 , 23 , 24, 25 , 26, 27 , 28 , 29 , 30, 139 , 146 and 164 of the said Act shall 
come into force . 

[ F. No. 349/72/ 2017- GST ] 

DR. SREEPARVATHY. S. L. Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 जून, 2017 
सं4/ 2017 - केन्द्रीय कर 


सा . का . नि . 606 ( अ ).- केन्द्रीय सरकार , एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13 ) की धारा 20 के साथ 
पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकरण 
सुकर बनाने , कर के संदाय , विवरणों को प्रस्तुत करने , एकीकृत कर के संगणन और बंदोबस्त और इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से बिलों के लिए 
समान माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में “ www.gst. gov.in” को अधिसूचित करती है । 


स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “ www. gst. gov .in " से माल और सेवा कर नेटवर्क , जो कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 
का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है , द्वारा प्रबंधित वेबसाइट अभिप्रेत है । 


यह अधिसूचना तारीख 22 जून , 2017 को प्रवृत्त होगी । 


[ फा . सं. 349/72/ 2017-जीएसटी ] 


डा श्रीपार्वती एस . एल . , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th June, 2017 

No. 4 /2017 – Central Tax 
G . S . R. 606 ( E). — In exercise of the powers conferred by section 146 of the Central Goods and Services Tax Act , 
2017 (12 of 2017 ) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act , 2017 ( 13 of 2017), the Central 
Government hereby notifies www . gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating 
registration , payment of tax , furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


Explanation .- For the purposes of this notification , “ www . gst. gov.in ” means the website managed by the Goods and 
Services Tax Network , a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 
2013 ). 
This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017 . 

[ F. No. 349 / 72/ 2017 - GST ] 

DR . SREEPARVATHY.S.L ., Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 जून, 2017 


सं . 5/ 2017 -केंद्रीय कर 


सा . का . नि . 607( अ ). - केन्द्रीय सरकार केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ) की धारा 23 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन व्यक्तियों को , जो केवल कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने में लगे हैं , जिन 
पर कुल कर, ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 3) के अधीन प्रतिलोम प्रभार के 
आधार पर संदत्त किए जाने का दायी है, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन 
रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त है । 
2. यह अधिसूचना 22 जून , 2017 को प्रवृत्त होगी । 


[ फा . सं. 349/72/2017-जीएसटी] 


डा श्रीपार्वती एस. एल . , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th June, 2017 

No . 5/ 2017 - Central Tax 
G .S . R. 607 ( E ). —In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2 ) of section 23 of the Central Goods and Services 
Tax Act, 2017 (12 of 2017 ), the Central Government hereby specifies the persons who are only engaged in making 
supplies of taxable goods or services or both , the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the 
recipient of such goods or services or both under sub -section (3 ) of section 9 of the said Act as the category of persons 
exempted from obtaining registration under the aforesaid Act. 
This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017. 

[ F. No. 349 / 72/ 2017 - GST ] 

DR . SREEPARVATHY.S.L . Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 19 जून , 2017 


ict. 


सं . 6/ 2017-केंद्रीय कर 
सा . का . नि .608 ( अ ).- केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड केंद्रीय माल और सेवाकर नियम , 2017 (जिन्हें इसमें इसके 
पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए 
निम्नलिखित को सत्यापन की रीतियां अधिसूचित करता है, अर्थात् :-- 

(i) आधार आधारित इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट ( ईवीसी) ; 

( ii ) बैंक खाता आधारित एक बार का पासवर्ड ( ओटीपी ) : 
परंतु जहां किसी दस्तावेज के सत्यापन की रीति पूर्वोक्त किसी एक रीति के माध्यम से है, वहां ऐसा सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करने के दो 
दिन के भीतर किया जाएगा । 
2. यह अधिसूचना 22 जून , 2017 को प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं . 349/72/ 2017-जीएसटी ] 
डा श्रीपार्वती एस . एल . , अवर सचिव 


[ 9T1 II - QUS 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th June, 2017 

No. 6 /2017 – Central Tax 
G .S .R . 608 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -rule (1) of rule 26 of the Central Goods and 
Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said Rules ), the Central Board of Excise and Customs hereby 
notifies the following modes of verification , for the purpose of the said rule , namely : 

(i) Aadhaar based Electronic Verification Code (EVC ); 
( ii ) Bank account based One Time Password (OTP ): 

Provided that where the mode of authentication of any document is through any of the aforesaid modes, such 
verification shall be done within two days of furnishing the documents. 
2 . This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017. 


[F . No. 349 /72 /2017 -GST ] 
DR . SREEPARVATHY.S.L . Under Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .06 .21 13:51: 20 + 05 30 


